निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 माघ 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 46 ) पटना , मंगलवार , 1 फरवरी 2022 


7 


7 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

28 जनवरी 2022 
सं ० 02 / रेगु . - 02-7010 / 2021-116 — विभागीय संकल्प संख्या -786 , दिनांक 05.05.2021 के कंडिका -03 के 
आलोक में पेराई सत्र 2021-22 के लिए रीगा चीनी क्षेत्र मिल का परिचालन नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र के गन्ने के 
सामयिक निष्पादन हेतु मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि ० , सुगौली , पूर्वी चम्पारण , मेसर्स मगध सुगर एनर्जी लि ० 
इकाई - भारत सुगर मिल्स , सिधवलिया , गोपालगंज , मेसर्स मझौलिया इण्डस्ट्रीज प्रा ० लि ० , पश्चिम चम्पारण एवं मेसर्स 
मगध सुगर एनर्जी लि ० इकाई - हसनपुर सुगर मिल्स , समस्तीपुर को आवंटित पथ क्रय केन्द्रों से गन्ना ढुलाई के निमित्त 
परिवहन अनुदान हेतु परिवहन दर रू ० 0.45 ( पैंतालीस पैसे ) प्रति किलोमीटर प्रति क्विटल निर्धारित की जाती है । 
2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शाहिद परवेज , 
उप सचिव । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 46-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


